निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 पौष 1933 ( श० ) 
( सं0 पटना 832 ) पटना, वृहस्पतिवार , 29 दिसम्बर 2011 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धि - पत्र 

15 दिसम्बर 2011 
सं0 22 / नि०सि० (सिवान ) - 11 - 21 / 2011 / 1533 — विभागीय अधिसूचना सं0 1346, दिनांक 3 नवम्बर 
2011 में अंकित "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1 ) में निहित 
प्रावधान के तहत श्री रविन्द्र कुमार जयसवाल , तत्त० कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल , ठकराहा, शि0 
गोपालगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है " के स्थान पर "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण 
एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1)( क ) में निहित प्रावधान के तहत श्री रविन्द्र कुमार जयसवाल, तत्त० 
कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शि0 गोपालगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए 
विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है । उक्त निर्णय के आलोक में श्री जयसवाल को 
तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है " पढ़ा जाय । 
शेष यथावत् रहेंगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

भरत झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 832-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


